रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo. D.L. -- 33002/99 


ANTRA 


. 


दिल्ली राजपाल 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 95 ] 
No. 95 ] 


दिल्ली , बुधवार , मई 30 , 2012 / ज्येष्ठ 9 , 1934 
DELHI, WEDNESDAY , MAY 30 , 2012/ JYAISTHA 9, 1934 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं . 48 

IN. C . T. D . No. 48 


- 


- 


- 


- 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


( गृह पुलिस -II ) विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 30 मई, 2012 


सं. फा . 3 / 01 / 2010 / गह पुलिस - II / 3138. --- गृह मंत्रालय , 
भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
सं. 11011/ 2/74 - यूटीएल ( i ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता , 
1973 (1974 की संख्या 2 ) की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) द्वारा और 
अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 
1989 की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल थाना नारनौंद (हरियाणा ) 
की प्राथमिकी संख्या 2010 की 166 सेशन केस संख्या 1238/ 2010 से 
उत्पन्न माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की अपील के संचालन हेतु 
सुश्री ऋचा कपूर , एडवोकेट, अतिरिक्त लोक अभियोजक पर विशेष 
लोक अभियोजक की शक्तियां इसके द्वारा सौंपते हैं । हरियाणा 
सरकार द्वारा नियमानुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा । 


HOME ( POLICE- II) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi , the 30th May , 2012 
No. F. 3/01 /2010/ HP-II /3138. ---In exercise of the 
powers conferred by sub- section 8 of Section 24 of the 
Criminal Procedure Code, 1973 ( 2 of 1974 ), read with the 
Governmentof India,Ministry of Home Affairs notification 
No. 11011/2/ 74- UTL (i), dated 20th March, 1974 and under 
Section 15 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
(Prevention of Atrocities ) Act, 1989, the Lt. Governor of 
the National Capital Territory ofDelhi, hereby confers the 
powers of SpecialPublic Prosecutor upon Ms. Richa Kapoor, 
Advocate, Additional Public Prosecutor, Delhi High Court , 
to conduct the appeal in Hon ble High Court of Delhi, arising 
out ofSessions Case No . 1238 /2010 , FIR No. 166 of 2010 PS 
Narnaund (Haryana). Fee shall bepaid by the Government 
of Haryana, as per rules. 

By Order and in the Nameof the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

ARUN GUPTA , Dy. Secy. (Home) 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


अरूण गुप्ता , उप - सचिव ( गृह ) 


1953 DG/ 2012 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


